रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD . NO . D . L.- 33004 / 99 


PLAYA 


WOMMU 


C 


OPERai 


न 


Hari - rrr . 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, बुधवार , मई 31 , 2017 / ज्यष्ठ 10 , 1939 
___ NEW DELHI , WEDNESDAY , MAY 31, 2017/ JYAISTHA 10, 1939 


सं . 1541 ] 
No. 1541 ] 


वित्त मंत्रालय 
(वित्तीय सेवाएं विभाग) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 31 मई , 2017 
का . आ . 1741( अ) . - एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि . (एआईसीआईएल ) के ज्ञापन एवं संस्था के 
अंतर्नियम के अनुच्छेद 12( x ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , एतद्द्वारा , दि न्यू इंडिया एश्योरेंस 
कंपनी लि . ( एनआईएसीएल ) के महाप्रबंधक, श्रीमती अलामेलू टी . लक्ष्मणाचारी को नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से 
पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अधिवर्षिता की तारीख तक या अगले आदेशों तक , जो भी पहले हो , 2, 05,400 
2, 24, 400 के वेतनमान में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि . (एआईसीआईएल ) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के 
पद पर नियुक्त करती है । 

[ फा . सं. ए -15011/07/ 2013-बीमा -I] 

अनिल कुमार खाची, अपर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Financial Services ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 31st May, 2017 
S .O . 1741 (E ). — In exercise of the powers conferred by Article 12 (x ) of Memorandum and Articles 
of Association of Agriculture Insurance Company of India Limited (AICIL ), the Central Government hereby 
appoints Smt. Alamelu T . Lakshmanachari , General Manager, The New India Assurance Company Limited 
(NIACL ), as Chairman - cum -Managing Director of Agriculture Insurance Company of India Limited 


3465 GI/2017 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii)] 


(AICIL ) in the scale of pay of Rs.2 ,05 ,400 - 2, 24 ,400 / - for a period of five years from the date of notification 
of appointment, or upto the date of superannuation , or until further orders , whichever is the earliest. 


[ F. No. A - 15011 / 07/ 2013- Ins.I ] 
ANIL KUMAR KHACHI, Addl. Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 31 मई , 2017 
का . आ. 1742( अ). — दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लि . ( ओआईसीएल ) के ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम के 
अनुच्छेद 105 और 105क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , एतद्द्वारा , युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस 
कंपनी लि . के महाप्रबंधक, श्री ए. वी . गिरिजा कुमार को नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए 
अथवा अधिवर्षिता की तारीख तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो , 75, 000 - 80, 000 ( संशोधन पूर्व) के वेतनमान में 
दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लि . ( ओआईसीएल ) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त करती है । 


[ फा .सं. ए- 15011/07 / 2013-बीमा -]] 

अनिल कुमार खाची, अपर सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 31st May , 2017 
S .O . 1742 ( E ). — In exercise of the powers conferred by Articles 105 and 105A of 
Memorandum and Articles of Association of The Oriental Insurance Company Limited (OICL ), the 
Central Government hereby appoints Shri A . V . Girija Kumar, General Manager, United India 
Insurance Company Limited , as Chairman - cum -Managing Director of The Oriental Insurance 
Company of India Limited ( OICL) in the scale of pay of Rs . 75 , 000 - 80, 000/ - ( pre-revised ) for a 
period of five years from the date of notification of appointment, or upto the date of 
superannuation , or until further orders , whichever is the earliest. 


[ F. No. A- 15011/ 07/ 2013 -Ins .I ] 
ANIL KUMAR KHACHI, Addl. Secy . 


RAKESH SUKUL 


Digitally signed by RAKESH SUKUL 


Date: 2017. 05. 31 17 :55:12 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


